सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 अग्रहायण, 19 37 ( श० ) 


संख्या 113 राँची, सोमवार । 


21 दिसम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


शुद्धि पत्र 
5 नवम्बर , 2015 


संख्या- सं0-4 / संपुष्टि 06 - 0 2 / 2 0 15 का . 9 6 6 4 .. कार्मिक , प्र0सु0 तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड , राँची की अधिसूचना संख्या- 4 6 16 , दिनांक 30 जुलाई, 2008 को आंशिक 
रूप से निम्नवत् संशोधित किया जाता है: - 

उक्त वर्णित अधिसूचना के क्रम संख्या-1 के स्तंभ-3 में अंकित कोटि क्रमांक 
4 5 9 / 0 3 के स्थान पर 5 0 2 / 0 3 पढ़ा जाय । 
उक्त अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 113 - 50 । 


